रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D . L . - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PART III Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 6 ] 
No. 6 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, मार्च 21 , 2003 / फाल्गुन 30 , 1924 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 21 , 2003 /PHALGUNA 30 , 1924 


- - 


- 


- 


- 


- 


रेल मंत्रालय 
( रेलवेबोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2003 
सं. 97 / ई एण्ड आर/ 700 / 1 / नोटिफिकेशन . - 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 97 /ई एण्ड आर/700 /1/ नोटिफिकेशन के अनुसार 
पूर्व तटीय रेलवेजिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के साथ ही उक्त क्षेत्रीय रेलपे में विशेष कार्य अधिकारी 
के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित करने के परिणामस्वरूप, श्री पी. एन . गर्ग, विशेष कार्य अधिकारी , 
पूर्वत तटीय रेलवे, भुवनेश्वर को 1 अप्रैल, 2003 से महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है । 

आर. आर. जारूहार, सचिव 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stMarch , 2003 
No. 97 /E & R / 700 / 1/Notification . With the operationalisation of the East Coast Railway with Headquarters at 
Bhubaneswar (ECOR /BBS) with effect from 1st April , 2003 in terms of Notification No. 97/ E & R / 700 / 1/Notification dated 
4th July , 2002 , the post of Officer -on -Special Duty (OSD ) in the said Zonal Railway is re -designated as General Manager. 

Consequent upon re-designation of the posts of OSD to that of GeneralManager , Shri P. N . Garg , Officer -on 
SpecialDuty , East Coast Railway , Bhubaneswar is re -designated at General Manager with effect from 1st April, 2003. 

R. R JARUHAR, Secy . 


816 GI / 2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTIII - SEc. 1] 


- 


- 


- 


- 


Re 


अधिसूचना 

नईदिल्ली, 21 मार्च, 2003 
सं. 97 / ई एण्ड आर / 700 / 1 / नोटिफिकेशन. - 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं . 97 / ई एण्ड आर /700/1/ नोटिफिकेशन के अनुसार 
उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के साथ ही उक्त क्षेत्रीय रेलवे में विशेष कार्य अधिकारी 
के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित किया जाता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित करने के परिणामस्वरूप, श्री आई. पी. एस . आनन्द, विशेष कार्य 
अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को 1 अप्रैल , 2003 से महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित किया जाता है । 

आर. आर. जारूहार , सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stMarch , 2003 
No. 97/E & R / 700 /1 /Notification . With the operationalisation of the North CentralRailway with Headquarters at 
Allahabad (NCRALD ) with effect from 1st April , 2003 in terms of Notification No. 97/ E & R /700 / 1/Notification dated 
4th July, 2002 ,the post of Officer- on- Special Duty ( OSD ) in the said Zonal Railway is re- designated as General Manager , 

Consequent upon re-designation of the posts ofOSD to that of GeneralManager, Shri I.P.S . Anand, Officer -on 
Special Duty, North Central Railway, Allahabad is re -designated at GeneralManager with effect from 1st April, 2003. 

R. R. JARUKAR, Secy. 
___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 मार्च, 2003 
सं . 97 / ई एण्ड आर/ 700 / 1 / नोटिफिकेशन. - 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 97/ ई एण्ड आर/700/1/ नोटिफिकेशन के अनुसार 
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के साथ ही उक्त क्षेत्रीय रेलवे में विशेष कार्य 
अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया आता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित करने के परिणामस्वरूप, श्री प्रमोद कुमार, विशेष कार्य अधिकारी , 
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर को 1 अप्रैल, 2003 से महाप्रबंधक के रूप में पुन : पदनामित किया जाता है । 

आर . आर. जारूहार , सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st March , 2003 
_ No. 97/ E & R/ 700/1/ Notification . -~- With the operationalisation of the South East Central Railway with Headquar 
ters at Bilaspur (SECR /BSP ) with effect from 1st April, 2003 in terms ofNotification No. 97/E & R / 700 / 1/Notification dated 
4th July , 2002 , the post of Officer- on -Special Duty (OSD ) in the said ZonalRailway is re -designated as GeneralManager. 

Consequent upon re-designation of the posts of OSD to that of GeneralManager, Shri Pramod Kumar, Officer-on 
Special Duty , South East Central Railway, Bilaspur is re -designated at GeneralManager with effect from 1st April, 2003. 

R. R.JARUHAR, Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2003 
सं . 97 / ई एण्ड आर/ 700 / 1 /नोटिफिकेशन. - 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 97 /ई एण्ड आर/700 /1/ नोटिफिकेशन के अनुसार 
दक्षिण पश्चिम रेलवेजिसका मुख्यालय हुबली में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के साथ ही उक्त क्षेत्रीय रेलवे में विशेष कार्य अधिकारी 
के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुन: पदनामित करने के परिणामस्वरूप, श्री आर. एन . आगा , विशेष कार्य 
अधिकारी, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली को 1 अप्रैल, 2003 से महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है । 

. आर. आर. जारूहार, सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21stMarch , 2003 
No. 97 /E & R /700 / 1/Notification . With the operationalisation of the South Western Railway with Headquarters 
at Hubli ( SWR/UBL ) with effect from 1st April, 2003 in terms of Notification No. 97/ E & R / 700 / 1/Notification dated 
4th July , 2002, the post of Officer -on - Special Duty ( OSD ) in the said Zonal Railway is re-designated at GeneralManager, 


[ भाग III -~~ खण्ड 1 ] 


भारत का सपना 


- 


Consequent upon re -designation of the posts of OSD to that of GeneralManager , Shri R . N . Aga, Officer -on 
Special Duty , South Western Railway , Hubli is re -designated as GeneralManager with effect from 1st April, 2003. 

R. R JARUHAR, Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2003 
सं. 97 / ई एण्ड आर/700 / 1/ नोटिफिकेशन. -- 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 97/ई एण्ड आर/700 /1/नोटिफिकेशन के अनुसार 
पश्चिम मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के साथ ही उक्त क्षेत्रीय रेलवे में विशेष कार्य अधिकारी 
के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पद को महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित करने के परिणामस्वरूप, श्री टी . स्टेनले बाबू, विशेष कार्य 
अधिकारी, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर को 1 अप्रैल, 2003 से महाप्रबंधक के रूप में पुन: पदनामित किया जाता है । 

आर. आर. जारूहार, सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st March , 2003 
No. 97/ E & R / 700 /1/Notification .---With the operationalisation of the West Central Railway with Headquarters at 
Jabalpur (WCR / JBP ) with effect from 1st April , 2003 in terms of Notification No. 97 /E & R /700 / 1 /Notification dated 
4th July, 2002 , the post of Officer-on - Special Duty (OSD ) in the said Zonal Railway is re -designated as General Manager. 

Consequent upon re -designation of the posts of OSD to that of General Manager, Shri T. Stanley Babu , Officer 
on - Special Duty , West Central Railway, Jabalpur is re -designated as GeneralManager with effect from 1st April, 2003 . 

___ R. R.JARUHAR, Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2003 
सं . 98 / ई एण्ड आर / 700 / 1 / नोटिफिकेशन. - 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 98 /ई एण्ड आर/700/1/ नोटिफिकेशन के अनुसार 
आठ नए रेल मंडलों अर्थात् आगरा मंडल जिसका मुख्यालय आगरा में है, अहमदाबाद मंडल जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, गुंटूर मंडल 
जिसका मुख्यालय गुंटूर में है, नांदेड़ मंडल जिसका मुख्यालय नांदेड़ में है, पुणे मंडल जिसका मुख्यालय पुणे में है, रायपुर मंडल जिसका मुख्यालय 
रायपुर में है, रांची मंडल जिसका मुख्यालय रांची में है एवं रंगिया मंडल जिसका मुख्यालय रंगिया में है, के 1 अप्रैल, 2003 से परिचालन में आने के 
साथ ही उक्त मंडल कार्यालयों में विशेष कार्य अधिकारी के पदों को मंडल रेल प्रबंधकों के रूप में पुन : पदनामित किया जाता है । 

विशेष कार्य अधिकारी के पदों को मंडल रेल प्रबंधकों के रूप में पुन: पदनामित करने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित विशेष कार्य 
अधिकारियों को 1 अप्रैल, 2003 से मंडल रेल प्रबंधकों के रूप में पुन: पदनामित किया जाता है : 
मंडल का नाम अधिकारी का नाम मौजूदा पदनाम 

निम्नलिखित के रूप में 

पदनामित 
सर्वश्री 
आगरा मंडल राजीव सिन्हा विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 
अहमदाबाद मंडल एल. एम. सहोर 

विशेष कार्य अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक 
गुंटूर मंडल पी . एन. शुक्ला विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 
नांदेड़ मंडल धर्मपाल 

विशेष कार्य अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक 
पुणे मंडल बृजमोहन विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 
रायपुर मंडल समर झा विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 
रांची मंडल एस. के . बहेरा विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 
रंगिया मंडल आर. के . उपाध्याय विशेष कार्य अधिकारी 

मंडल रेल प्रबंधक 

आर. आर. जारूहार , सचिव 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III-- Sec . 1] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st March , 2003 
No. 98 / E & R /700 / 1/Notification .---With the operationalisation of the eightnew Railway Divisions i.e. Agra Divi 
sion with Headquarters at Agra , Ahmedabad Division with Headquarters at Ahmedabad , Guntur Division with Headquarters 
atGuntur,Nanded Division with Headquarters at Nanded , Pune Division with Headquarters at Pune ,Raipur Division with 
Headquarters at Raipur, Ranchi Division with Headquarters at Ranchi, and Rangiya Division with Headquarters at Rangiya , 
with effect from Ist April, 2003 in terms of Notification No . 98 /E & R /700 / 1/Notification dated 4th July, 2002, the posts of 
Officers-on -Special Duty (OSDs ) in the said Divisional Officers are re-designated as Divisional Railway Managers . 

Consequent upon redesignation of the posts of OSDs to that of Divisional RailwayManagers , the following OSDs 
are re -designated as Divisional Railway Managers with effect from Ist April, 2003. 


Name of the Division 


Name of the Officer 


Present Designation 


Re -designated as 


S / Shri 


Agra Division 


Rajiv Sinha 


Ahmedabad Division 


L . M . Sahore 


OSD 
OSD 
OSD 


P . N , Shukla 


Dharam Pal 


OSD 


Guntur Division 
Nanded Division 
Pune Division 
Raipur Division 


DivisionalRailway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 
Divisional Railway Manager 


BrajMohan 


Samar Jha 


OSD 
OSD 
OSD 
OSD 


Ranchi Division 


S . K . Behera 


Rangiya Division 


R . K . Upadhyay 


R . R . JARUHAR , Secy. 


Prinled by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


